निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


HE 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


संख्या 26 


पटना , 


8 आषाढ़ 1933 

1933 ( श ० ) 
बुधवार , 

29 जून 2011 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-4 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी o , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी ० एस ० ई ० , डीप O-इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा -फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1 - ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों 

द्वारा 
निकाले गये विनियम, आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


5-6 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग-9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 29 जून 2011 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और 


अन्य वैयक्तिक 

सूचनाएं 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 


9 जून 2011 


सं ० ज ० शि ० को 0 उद्योग( 01 )01 / 11-2685 — श्री सत्य नारायण दास , अवर सचिव - सह - नोडल पदाधिकारी, जन 
शिकायत कोषांग, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को जन शिकायत मामलों के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के रूप में नामित 


( Designate) किया जाता है । 

2. इसमें प्रधान सचिव , उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है । 
3. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू माना जाएगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


( ह0 ) अस्पष्ट , अपर सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 
26 मई 2011 


सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010-1971 / वा 0 क 0 श्री वकील प्रसाद यादव , बि 0 वि 0 से 0 , सम्प्रति 
वाणिज्य कर पदाधिकारी, सीतामढ़ी अंचल, सीतामढ़ी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए 
वाणिज्य कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल , गया के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


सं ० 6 / गो 34-01 / 2010-1972 / वा 0 क 0 - श्री राज 

किशोर साह , 

बि 0 वि 0 से 0 , सम्प्रति 
वाणिज्य कर पदाधिकारी, दानापुर अंचल , दानापुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए 
वाणिज्य - कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल, गया के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ए 0 के 0 सिन्हा, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 29 जून 2011 


3 


2 जून 2011 


सं ० 6 / नि 0 / प्रति नि0-01-001 / 2009-2105 / वा 0 क 0 — श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह , बि 0 वि 0 से 0 , 
परीक्ष्यमान् वाणिज्य कर पदाधिकारी, पाटलिपुत्र अंचल , पटना को अगले आदेश तक के लिए 
वाणिज्य कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल, गया के पद पर नियुक्त करते हुए पदस्थापित 
किया जाता है तथा अपने कार्यो के अतिरिक्त वाणिज्य कर पदाधिकारी, जॉच चौकी, डोभी , गया के पद 
का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 
सं ० 6 / नि 0 / प्रति नि0-01-001 / 2009-2106 / वा 0 क 0 — श्री शशिकान्त 

श्री शशिकान्त चतुर्वेदी, बि 0 वि 0 से 0 , 
परीक्ष्यमान् वाणिज्य कर पदाधिकारी, पाटलिपुत्र अंचल , पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर 
पदाधिकारी , अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल , गया के पद पर नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया जाता है 
तथा अपने कार्यो के अतिरिक्त वाणिज्य कर पदाधिकारी, जाँच चौकी, डोभी , गया के पद का अतिरिक्त 
प्रभार दिया जाता है । 


सं ० 6 / नि 0 / प्रति नि0-01-001 / 2009-2107 / वा 0 क 0 — श्री रवि रंजन आलोक, बि 0 वि 0 से 0 , 
परीक्ष्यमान् वाणिज्य कर पदाधिकारी, पाटलिपुत्र अंचल, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर 
पदाधिकारी , अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल , गया के पद पर नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया जाता है 
तथा अपने कार्यो के अतिरिक्त वाणिज्य कर पदाधिकारी, जाँच चौकी, डोभी , गया के पद का अतिरिक्त 
प्रभार दिया जाता है । 


सं ० 6 / नि 0 / प्रति नि0-01-001 / 2009-2108 / वा 0 क 0 — श्री संजय कुमार, बि 0 वि 0 से 0, परीक्ष्यमान् 
वाणिज्य कर पदाधिकारी, पाटलिपुत्र अंचल , पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर 
पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल , गया के पद पर नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया जाता है 
तथा अपने कार्यो के अतिरिक्त वाणिज्य कर पदाधिकारी, जाँच चौकी, डोभी , गया के पद का अतिरिक्त 
प्रभार दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ए 0 के 0 सिन्हा, अवर सचिव । 


2 जून 2011 


सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010 ( फोल्डर ) -2082 / वा 0 क 0 — श्री श्रीनारायण प्रसाद सिंह , बि ० वि ० से 0 , 
वाणिज्य कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल , गया को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक 
के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त ( प्रभारी), जॉच चौकी, डोभी, गया के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया 
जाता है । 


सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010 (फोल्डर) -2083 / वा 0 क 0 – श्री विनोद कुमार, बि 0 वि 0 से0 , वाणिज्य कर 
सहायक आयुक्त ( प्रभारी), नवादा अंचल, नवादा को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए 
वाणिज्य कर सहायक आयुक्त (प्रभारी), जॉच चौकी, रजौली, नवादा के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया 
जाता है । 


4 


बिहार गजट , 29 जून 2011 


सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010 ( फोल्डर) -2084 / वा 0 क 0 - श्री शैलेन्द्र कुमार, वि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति 
वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, गया अंचल , गया को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए 
वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , जाँच चौकी, डोभी, गया के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 


सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010 ( फोल्डर) -2085 / वा 0 क 0 - श्री तेज कुमार कुजूर, बि ० वि ० से 0, सम्प्रति 
वाणिज्य कर पदाधिकारी , अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल, गया को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश 
तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, जाँच चौकी, डोभी, गया के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2010 ( फोल्डर) -2086 / वा 0 क 0 - श्री मोहन कुमार बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति 
वाणिज्य - कर पदाधिकारी , अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल, गया को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश 
तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, जॉच चौकी, डोभी, गया के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ए 0 के 0सिन्हा , अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 15-571 + 60 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट, 29 जून 2011 


5 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


कार्यालय आदेश 


29 मार्च 2011 


का 0 आ 0संo:-9 /नि0-01-02 / 2010– सा 0प्र0- 81 — बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली , 2009 के नियम 42 के आलोक में गठित चयन 
समिति से विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्ट अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है । 

चयन समिति की प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उक्त नियमावली के नियम 47 में प्रदत्त शक्तियों के तहत निम्नांकित अभ्यर्थियों को बैंड वेतन 
रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 1900 में बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर संबंधित विभागों में योगदान की तिथि से नियुक्ति हेतु 
उन्हें उनके नाम के सामने स्तम्भ 5 में अंकित विभाग / कार्यालय में आवंटित किया जाता है 


क्र 0 


नाम, पिता का नाम एवं पता 


कोटि 


खेल विधा का नाम एवं जन्म 

तिथि 


पदस्थापन का 
विभाग / कार्यालय 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


हॉकी / 17-09-1985 


सामान्य 


मनोज सिंह , पिता श्री कलक्टर सिंह , ग्राम - करजा, थाना -बधारा, 
जिला - भोजपुर 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 

विभाग 


2 


सुश्री मीरा कुमारी, पिता- श्री विजय चौहान, नाहर ततमा टोली के 
निकट, सुदीन चौक, पूर्णिया -854301 


राईफल 
सूटिंग / 10-01-1990 


अत्यन्त 
पिछड़ा वर्ग 


सामान्य प्रशासन विभाग 

विभाग 


3 


सामान्य 


सहकारिता विभाग 


श्री संतोष कुमार, पिता - श्री बैजनाथ सिंह, ग्राम-डिहरी, 
पो 0 - तारानगर, जिला - पटना -801103 


राईफल 
सूटिंग / 02-12-1978 


4 


क्रिकेट / 11-12-1978 


सामान्य 


श्री राजकुमार देवनाथ, पिता - स्व 0 निवास देवनाथ, इलेक्ट्रीक 
कॉलोनी, अलीगंज, पोस्ट -मिरजानहाट , जिला -भागलपुर- 812005 


लघु जल संसाधन विभाग 


- 


5 


क्रिकेट / 25-01-1979 


पिछड़ा वर्ग 


श्री संजय कुमार ,पिता - श्री हीरा लाल वर्मा, सुरखीकल, भठ्ठा रोड, 
बड़ी खंजरपुर, ताँतीटोला के निकट, जिला -भागलपुर -812001 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य 

निषेध विभाग 


6 


क्रिकेट / 17-09-1979 


सामान्य 


श्री अनन्त प्रकाश, पिता - श्री चन्द्र कृष्ण,बिनोवा पथ, पोस्टल पार्क, 
चिरैयाटांड़, पटना-800001 


नगर विकास एवं आवास 

विभाग विभाग 


7 


फुटबॉल / 06-01-1981 


पिछडा वर्ग 


सुश्री मधु कुमारी, पिता - स्व0 केवल महतो , द्वारा अर्जुन प्रकाश, 
राजस्थान होटल के निकट, कृष्णा भवन ,फ्रेजर रोड , पटना -800001 


विधि विभाग 


6 


बिहार गजट , 29 जून 2011 


क्र ० 


नाम, पिता का नाम एवं पता 


कोटि 


खेल विधा का नाम एवं जन्म 

तिथि 


पदस्थापन का 
विभाग / कार्यालय 


1 


2 


3 


4 


5 


8 


फुटबॉल / 15-02-1980 


सामान्य 


सुश्री मधु त्रिपाठी, पिता- श्री हरिशंकर त्रिपाठी, द्वारा इन्द्रदेव सिन्हा, 
देवगन हाउस, नया टोला, मुजफ्फरपुर -842001 


पर्यटन विभाग 


9 


फुटबॉल / 15-07-1979 


सामान्य 


कुमारी श्वेता, पिता- श्री सतेन्द्र कुमार, द्वारा सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, 
मित्रा चौक , गोस्वामी टेम्पल, पश्चिम चम्पारण -845438 


गन्ना उद्योग विभाग 


10 


ताईक्वाण्डो / 09-04-1975 


सामान्य 


श्री राजन कुमार तिवारी, पिता- श्री तारानन्द तिवारी, एल 0 सी 0 टी0 
घाट , मैनपुरा, पटना -800001 


सूचना प्रावैधिकी विभाग 


11 


ताईक्वाण्डो / 01-01-1982 


सामान्य 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


सुश्री ममता कुमारी , पिता - श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, बी0के0एस0 यू0 
भवन, पचकौड़ी साव लेन, पश्चिम लोहानीपुर, पटना-800003 


1 


2. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी होगी तथा पदस्थापन के विभाग द्वारा संबंधित कर्मी द्वारा उपलब्ध कराये गये खेल संबंधी, जन्म तिथि , शैक्षणिक, जाति 
तथा आवासीय मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है । 

3. विभागीय संकल्प संख्या 2082 दिनांक 1 अप्रील 2003 एवं पत्र संख्या 1859 दिनांक 8 जुलाई 2006 में विहित प्रावधानों के अनुपालन के उपरांत ही 
पदस्थापन के विभाग द्वारा नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा । 

4. पदस्थापन के विभाग / कार्यालय में योगदान की तिथि से वेतन एवं भत्ते देय होंगे । 
5. पदस्थापन विभाग / कार्यालय में योगदान की तिथि को सभी नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिकों को हाल के पासपोर्ट साइज की 4-4 प्रतियाँ जमा करानी 


होगी । 


6. इस पर मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है । 


आदेश से , 


अजय कुमार चौधरी , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 15-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


